सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक , 1943 ( श ० ) 


संख्या -535 राँची , सोमवार , 


25 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


) 


परिवहन विभाग 


- 


अधिसूचना 

22 अक्टूबर , 2021 
संख्या - परि.वि. - 3 ( स्था ० ) -10/2013 ( खण्ड ) -1012 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -783 , दिनांक 
28 जुलाई , 2021 जिसके माध्यम से श्री सौरभ प्रसाद ( झा ० प्र ० से ० ) , जिला परिवहन पदाधिकारी , 
रामगढ़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी , लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार दिया 
गया था , को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है । 


प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेन्द्र हेमरोम , 
संयुक्त सचिव परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 535 -- 50 


